निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 चैत्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 244 ) पटना, सोमवार , 27 मार्च 2017 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

23 मार्च 2017 
सं0 – प्र02 / बोर्ड पुर्न० निदेशक नियुक्ति – 58 / 2013 पार्ट - II - 04 - ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के 
नियोजन सूचना संख्या 1626 (ऊर्जा) / 13 - 14 के आलोक में बिहार स्टेट पावर ( हो० ) कं0 लि0 की अनुषंगी कम्पनियों 
यथा - नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 , साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं बिहार स्टेट पावर 
ट्रांसमिशन कं0 लि0 में विभागीय अधिसूचना सं0 06 - सह - पठित ज्ञापांक 1741 दिनांक 22. 03 .2013 के प्रावधान के 
आलोक में ऊर्जा विभागीय अधिसूचना संख्या 11 - सह - पठित ज्ञापांक 879 दिनांक 28.02. 2014 द्वारा तीन वर्षों के लिए 
नियोजित निम्नलिखित निदेशक (परियोजना) की नियोजन अवधि पूर्व के शर्तों के अधीन प्रक्रियाधीन नियुक्तिपूर्ण होने 
तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति दी जाती है: 
क्र0 सं0 । निदेशक ( परियोजना) का नाम 

कम्पनी का नाम 
श्री भास्कर शर्मा 

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 
श्री निशिकांत प्रसाद सिन्हा 

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 


3. 


श्री सचिन्द्र किशोर प्रसाद सिंह 


नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 


2. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 244- 571 + 25- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


